निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 44 ) 


7 फाल्गुन 1930 ( श ० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 26 फरवरी 2009 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 फरवरी 2009 
सं 0 4(न) गठ -12 / 2009-636 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा -3 की उपधारा (1) ( क ) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 
पूर्णिया जिलान्तर्गत नगर परिषद, पूर्णिया के वर्तमान क्षेत्र एवं निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों को 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, नगर निगम घोषित करने , प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के 
उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है: 
1. ( क ) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
ग्राम पंचायत / नगर निकाय ग्राम / वार्ड का नाम 

थाना सं 0 
(i ) नगर परिषद , पूर्णिया वार्ड नं0-1 

123/1 
वार्ड नं0-2 

123/1 
वार्ड नं0-3 

123/1 
वार्ड नं0-4 

123/1 
वार्ड नं0-5 

123/1 
वार्ड नं0-6 
वार्ड नं0-7 

123/1 
वार्ड नं0-8 

123/1 
वार्ड नं0-9 

123/1 
वार्ड नं0-10 

123/1 


110 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 26 फरवरी 2009 


123/1 
108 
123/2 
123/2 
123/2 
123/2 
123/2 
123/2 
108 


108 


238 
239 
239 


239 


239 


239 
100/1 
100/1 
240 


(ii ) 


हॉसदा 


240 


240 
240 


240 
240 


240 
240 


वार्ड नं0-11 
वार्ड नं0-12 
वार्ड नं0-13 
वार्ड नं0-14 
वार्ड नं0-15 
वार्ड नं0-16 
वार्ड नं0-17 
वार्ड नं0-18 
वार्ड नं0-19 
वार्ड नं0-20 
वार्ड नं0-21 
वार्ड नं0-22 
वार्ड नं0-23 
वार्ड नं0-24 
वार्ड नं0-25 
वार्ड नं0-26 
वार्ड नं0-27 
वार्ड नं0-28 
हॉसदा मुंशीबाड़ी टोला 
हॉसदा कोठी टोला 
हॉसदा तरबन्ना 
हॉसदा बंगाली टोला 
दमका रानीबाडी टोला 
दमका हाजी टोला 
दमका यादव टोला 
दमका नया टोला 
लखनझरी मदरसा टोला 
लखनझरी मस्जिद टोला 
लखनझरी संठीबारी टोला 
लखनझरी दक्षिण टोला 
मरंगा सहदेव दास टोला 
अमरीक सिंह टोला बायपास 
मिल्की मरंगा पूर्व 
मिल्की शरणार्थी टोला मरंगा पूर्वी 
मिल्की बधिया टोला एवं हरिजन टोला 
उफरैल टोला 
रामनगर टोला 
चित्रगुप्त नगर 
उफरैल ततमा टोला 
ततमा टोला उफरैल 
ततमा टोला सम्राट चौक 
ततमा महावीर दास टोला 
ततमा रॉव उरॉव टोला 
शिवनगर उफरैल 
मरंगा वली टोला 
मरंगा बर्मा कॉलोनी 
मरंगा गोट यादव टोला एवं साह टोला 
मरंगा गोट बस्ती 
मरंगा गोट गंगा बाबु टोला 
मरंगा बिन्द टोला 
मरंगा चौहान टोला 
मरंगा 
मरंगा गुलाबबाग बाड़ी 


97 


97 


97 


97 


( iii ) 


मरंगा पूर्व 


110 
110 


110 
110 


110 
110 
110 


110 


110 
110 


110 
110 
110 
110 


( iv ) 


मरंगा पश्चिम 


110 
110 
110 
110 
110 
110 


110 
110 


110 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 26 फरवरी 2009 


3 


मरंगा गुलाबबाग बाड़ी 

110 
मरंगा अनीर ऋषि टोला 

110 
मरंगा डोमन ऋषि टोला 

110 
मरंगा शरणार्थी टोला 

110 
मरंगा शरणार्थी टोला 

11 
(v ) अब्दुलानगर 

कप्तान पाड़ा 

100 
काली घाट 

100 
कालीधाट 

100 
कालीधाट 

100 
कालीधाट 

100 
बसगामा बंगाली टोला 

100 
कुशवाहा टोला 

100 
कालीगंज 

100 
निलगंज 

100 
पोखरिया अंसारी टोला 

100 
बेगमबाद बेलाबाड़ी 

100 
सिंधिया टोला 

100 
बसन्तपुर मुसलमान टोला 

100 
बसन्तपुर उरॉव टोला 

100 
हाजीरगंज 

100 
चन्दन नगर चौक 

100 
चन्दन नगर चौक 

100 
( vi ) बेलौरी 

शिव मंदिर टोला 

107 
बेलौरी श्रीराम टोला 

107 
पुराना बेलौरी काली स्थान 

107 
बेलौरी ठाकुरबाड़ी टोला 

107 
बेलौरी मिस्त्री टोला संत कॉवरिया टोला 108 
बेलौरी संत कवंरिया एवं बाध टोला 

108 
बेलौरी अनुपनगर हरिजन टोला 

107 
बेलौरी अनुपनगर टोला 

107 
बेलौरी आदिवासी भादो टोला 

107 
बेलौरी श्रीकृष्ण टोला 

107 
बेलौरी नया टोला 

107 
बेलौरी गोपालगंज टोला 

106 
बेलौरी सतडोम टोला 

107 
बेलौरी आगाघाट लोहा हाट 

107 
बेलौरी रामघाट टोला 

107 
( ख ) चौहद्दी 

उत्तर 

कसबा प्रखण्ड सीमा एवं के 0 नगर प्रखण्ड सीमा 
दक्षिण 

पंचायत हरदा, पंचायत लालगंज , पंचायत रानीपतरा का सीमा 
पूरब 

पंचायत बरसौनी 
पश्चिम 

मौजा बनभाग एवं के 0 नगर प्रखण्ड सीमा 
इस क्षेत्र को पूर्णिया नगर निगम, पूर्णिया कहा जायेगा । 
2 . यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
25 फरवरी 2009 
सं0-4(न) गठ -12 / 2009-636 -दिनांक -25.02.09 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा 
में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 
संयुक्त सचिव । 


4 


TER JGTC , (HHTERUT), 26 na 2009 


The 25th February 2009 
No -4 (a ) 76–12 / 2009—637 — In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section -4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information 
of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 

Objections/Suggestions received through the concerned District 
Magistrate / Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act. 

Draft Order 
In Exercise of powers conferred by sub section (1) (a) of Secion - 3 of the Bihar 
Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of Bihar declares that for the 
purpose of the said Act , it is necessary to make an administrative provision and to enforce 
the provisions of the said Act in the present area of Purnea Nagar Prishad and its 
adjoining following areas declaring it Purnea Municipal Corporation falling under in the 
District of Purnea whose boundary are noted below : 


1. (a ) Name of Village Panchayats , Villages and Thana Nos 


Name of Village Panchayats /ULB, Villages/Ward 
(i) Nagar Prishad, Purnea 

Ward No - 1 
Ward No - 2 
Ward No - 3 
Ward No - 4 
Ward No - 5 
Ward No - 6 
Ward No - 7 
Ward No- 8 
Ward No - 9 
Ward No- 10 
Ward No - 11 
Ward No - 12 
Ward No - 13 
Ward No - 14 
Ward No - 15 
Ward No - 16 
Ward No- 17 
Ward No - 18 
Ward No - 19 
Ward No - 20 
Ward No -21 
Ward No - 22 
Ward No - 23 
Ward No - 24 
Ward No - 25 
Ward No -26 
Ward No - 27 
Ward No - 28 


Thana Nos 

123/1 
123/1 
123/1 
123/1 
123/1 
110 
123/1 
123/1 
123/1 
123/1 
123/1 
108 
123/2 
123/2 
123/2 
123/2 
123/2 
123/2 
108 
108 
238 
239 
239 
239 
239 
239 
100/1 
100/1 


PER JIGIT , (31HTETUT), 26 90 2009 


5 


( ii ) Hansda 


( iii) Maranga East 


Hansda Munshibadi Tola 

240 
Kothi Tola 

240 
HansdaTarbanna 

240 
Hansda Bengali Tola 

240 
Damka Ranibadi Tola 

240 
Damka Haji Tola 

240 
Damka Yadav Tola 

240 
Damka Naya Tola 

240 
Lakhanjhari Madarasa Tola 

97 
Lakhanjhari Masjid Tola 

97 
Lakhanjhari Santhibari Tola 

97 
Lakhanjhari Dakshink Tola 

97 
Maranga Sahdev Das Tola 

110 
Amarik Singh Tola Bypass 

110 
MilkiMaranga East 

110 
Milki Sharnarthi Tola Maranga East 110 
Milki Badhiya Tola and Harijan Tola 110 
Ufrail Tola 

110 
Ramnagar Tola 

110 
Chitragupta Nagar 

110 
Ufrail Tatama Tola 

110 
Tatama Tola Ufrail 

110 
Tatama Tola Samrata Chauk 

110 
Mahabir Das Tola 

110 
Tatama Raw Uraon Tola 

110 
Shivnagar Ufrail 

110 
Maranga wali Tola 

110 
Maranga Verma Colony 

110 
Maranga Got Yadav Tola and 110 
Sah Tola 
Maranga Got Basti 

110 
Maranga GotGanga Babu Tola 110 
Maranga Bind Tola 

110 
Maranga Chauhan Tola 

110 
Maranga 

110 
Marnaga Gulab Bag Bari 

110 
Marnaga Gulab Bag Bari 

110 
Marnaga Anir Rishi Tola 

110 
Marnaga Doman Rishi Tola 

110 
Maranga Refugee Tola 

110 
Maranga Refugee Tola 

110 
Kaptan Para 

100/1 
KaliGhat 

100/1 
KaliGhat 

100/1 
KaliGhat 

100/1 
KaliGhat 

100/1 
Basagama Bangali Tola 

100/1 
Kushwaha Tola 

100/1 
Kaliganj 

100/1 


(iv ) Maranga West 


( v ) Abdullah Nagar 


6 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 26 फरवरी 2009 


Nilganj 

100/1 
Pokhariya Anshari Tola 

100/1 
Begumbad Belabari 

100/1 
Singhiya Tola 

100/1 
Basantpur Musalman Tola 

100/1 
Basantpur Uraon Tola 

100/1 
Hajirganj 

100/1 
Chandan Nagar Chauk 

100/1 
Chandan Nagar Chauk 

100/1 
(vi) Belauri 

Shiv Mandir Tola 

107 
Belauri Sriram Tola 

107 
Purana Belauri Kali Ashathan 

107 
Belauri Thakurbari Tola 

107 
Belauri Mistri Tola Sant 

108 
Kawanriya Tola 
Belauri Sant Kawariya and 

108 
Badh Tola 
Belauri Anupamnagar Harijan Tola 107 
Belauri Anupamnagar Tola 

107 
Belauri Adivashi BhadoTola 

107 
Belauri Sri Krishna Tola 

107 
BelauriNaya Toal 

107 
Belauri Gopalganj Tola 

106 
Belauri Satdoma Tola 

107 
Belauri Agaghat Loha Hat 

107 
Belauri Ramghat Tola 

107 
(b ) Boundary : 
North 

Kasawa Prakhanda and K Nagar Prakhanda Border 
South 

Panchayat Harda , Panchayat Lalgang Border of 

Rani Patara Panchayat 
East 

Panchayat Barsauni 
West 

Mauja Banbhag and Border of K Nagar Block . 
This area will be called Purnea Municipal Corporation , Purnea . 
2. This notification shall come to force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary. 


25 फरवरी 2009 
सं 0 4( न ) गठ -12 / 2009-639 - बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की धारा -3 की उपधारा (1) ( क ) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 
कटिहार, जिलान्तर्गत नगर परिषद, कटिहार के वर्तमान क्षेत्र एवं निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों को 


बिहार गजट, ( असाधारण ), 26 फरवरी 2009 


7 


जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, नगर निगम घोषित करने , प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के 
उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है: 
1. ( क ) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
ग्राम पंचायत / नगर निकाय 

ग्राम का नाम 

थाना सं ० 
( i) नगर परिषद , कटिहार दलन अंश 

77 
मिरचाई अंश 


328 


मधुरा अंश 


162 
104 
103 
83 


102 


98 


दुर्गापुर अंश 
सैफगंज अंश 
वेगना अंश 
कदवा वेगना अंश 
डहरिया अंश 
तियर पारा अंश 
दलन अंश 
कटिहार ( छीटाबाड़ी) अंश 
मिरचाई 
वैगना अंश 


82 


77 


( ii ) 
( iii ) 


दलन पूरब 
कटिहार 


81 


328 


(iv ) 


गरभेली 


83 


तियर पाड़ा 


82 


102 


( v ) 


डहरिया 


कदवा बैगना 
डहरिया अंश 
चितौरिया अंश 
सिरनियाँ अंश 


98 
105 


118 


( ख ) चौहद्दी 
उत्तर 

सेमेंट कंक्रीट सड़क वो आर्मीभर्ती कार्यालय 
दक्षिण 

चितौरिया , सिरनिया 
पूरब 

वैगना, कटिहार 
पश्चिम 

हाजीपुर, सैनिक छावनी 
इस क्षेत्र को कटिहार नगर निगम , कटिहार कहा जायेगा । 


2 . 


यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 

25 फरवरी 2009 
सं0-4 (न) गठ -12 / 2009-639 -दिनांक -25.02.09 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा 
में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
The 25th February 2009 
No -4 (न) गठ -12 / 2009-640-In exercise of powers conferred by section 3 read with 
section- 4 of the Bihar Municipal Act, 2007 ( Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of Bihar 
desires to publish the following draft order, which is published for the information of 
those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 
Objections/Suggestions received through the concerned 

District 
Magistrate/ Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act. 


8 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 26 फरवरी 2009 


Draft Order 
In Exercise of powers conferred by sub section (1 ) ( a ) of Secion - 3 of the Bihar 
Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of Bihar declares that for the 
purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce 
the provisions of the said Act in the present area of Nagar Parishad Katihar and its 
adjoining following areas declaring it Katihar Municipal Corporation falling under in the 
District of Katihar, whose boundary are noted below : 
1 ( a) Name of Village Panchayats , Villages and Thana Nos 
Name of Village Panchayats/ULB , Villages and 

Thana Nos 
(i ) Nagar Prishad , Katihar 

Dalan Part 

77 
Mirchai 

328 
Madhura part 

162 
Durgapur part 

104 
Saifganj part 

103 
Waigana part 

83 
Kadwa Waigana part 

102 
Dahriya part 

98 
Tiar para part 

82 
( ii ) Dalan East 

Dalan Part 

77 
(iii ) Katihar 

Katihar (Chitabari ) part 

81 
Mirchai 

328 
(iv ) Garbheli 

Waigana part 

83 
Tiyar Para 

82 
Kadwa Begana 

102 
( v ) Dahriya 

Dahriya part 

98 
Chitauriya part 

105 
Sirniya part 

504 
Boundary : 
North 

Cement Kankrit Road and ArmyRecruitment Office 
South 

Chitauriya , Shirniya 
East 

Waigana , Katihar 
West 

Hajipur, Sainik Cantonment 
This area will be called Katihar Municipal Corporation , Katihar. 
2 . This notification shall come to force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary . 


25 फरवरी 2009 
सं 0 4 (न ) गठ -12 / 2009-641 - बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप , जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की धारा -3 की उपधारा (1) ( क ) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 
मुंगेर जिलान्तर्गत नगर परिषद, मुंगेर के वर्तमान क्षेत्र के ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों को जिनकी चौहद्दी 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 26 फरवरी 2009 


9 


नीचे दी गई है , नगर निगम घोषित करने, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र 
में लागू करना आवश्यक है: 
1. ( क ) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
ग्राम पंचायत / नगर निकाय ग्राम का नाम 

थाना सं 0 
( i) नगर परिषद, मुंगेर 

वर्तमान नगर परिषद मुंगेर का संपूर्ण क्षेत्र । 


चौहद्दी 

उत्तर- गंगा नदी 
दक्षिण - हसनगंज , सफीयाबाद बाईपास 
पूरब - सुजाबलपुर 

पश्चिम – गंगा नदी 
इस क्षेत्र को मुंगेर नगर निगम, मुंगेर कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
25 फरवरी 2009 
सं0-4(न) गठ -12 / 2009-641 -दिनांक -25.02.09 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा 
में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
The 25th February 2009 
No -4(न ) गठ -12 / 2009-642-In exercise of powers conferred by section 3 read with 
section -4 of the Bihar Municipal Act, 2007 ( Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of Bihar 
desires to publish the following draft order, which is published for the information of 
those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 

Objections/Suggestions received through the concerned District 
Magistrate/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act . 

Draft Order 
In Exercise of powers conferred by sub section (1 ) ( a ) of Secion -3 of the Bihar 
Municipal Act, 2007 ( Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the 
purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce 
the provisions of the said Act in the present area of Munger Nagar Prishad declaring it 
Munger Municipal corporation falling under in the District of Munger whose boundary 
are noted below: 
1. ( a) Name of Village Panchayats, Villages and Thana Nos 
Name of Village Panchayats/ULB , Villages and 

Thana Nos 
( i ) Nagar Prishad , Munger Entire Area of the existing Nagar Prishad Munger 
( b ) Boundary : 

North- Ganga River 
South -Hasanganj, Safiabad , Bypass road 
East- Suzabalpur 

West-Ganga River 
This area will be called Munger Municipal corporation Munger. 


10 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 26 फरवरी 2009 


2 . 


This notification shall come to force at once . 


By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 44-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


